पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“ethers /art /09 /203-205.” 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


30-05-200I.” 
छत्तीसगढ़ राजपत्र 
(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
क्रमांक 62] रायपुर, सोमवार, दिनांक 7 अप्रैल 2023 --- चैत्र 27, शक 945 


पशुधन विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 29 मार्च 2023 
अधिसूचना 
क्रमांक / एफ 8-78 / 35 / 2022. - राज्य शासन, एतद्द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्‌ अधिनियम, 4984 


(984 का सं. 52) की धारा 65 सहपठित धारा $ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 
छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद नियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्‌ :- 


संशोधन 


उक्त नियमों में,- 


नियम 4 के उप-नियम (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाये, अर्थात्‌ :- 


“(3) परिषद्‌ के गठन या पुनर्गठन के पश्चात्‌, अधिनियम की धारा 36 के अधीन निर्वाचित सभापति का 
कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। परंतु समयावधि में परिषद्‌ का पुनर्गठन नहीं होने की दशा में अथवा अपरिहार्य 
परिस्थिति में संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, पुनर्गठन के पश्चात्‌ प्रथम अधिवेशन तक परिषद्‌ के पदेन सभापति 


ert |" 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
तुलिका प्रजापति, उप-सचिव. 


323 


324 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023 


Atal Nagar, the 29th March 2023 
NOTIFICATION 


No. F 8-78/35/2022. — In exercise of powers conferred by Section 65 read with Section 36 of the Indian 
Veterinary Council Act, 984 (No. 52 of 984), the State Government, hereby, makes the following amendment 
in the Chhattisgarh State Veterinary Council Rules, 2005, namely: 


AMENDMENT 


In the said rules,- 
After sub-rule (2) of rule 4, the following sub-rule shall be added, namely:- 


"(3) After the formation or reconstitution of the Council, the tenure of the elected President under 
Section 36 of the Act shall be three years. But in case of the Council is not reconstituted within the time 
period or in unavoidable circumstances, the Director, Veterinary Services shall be the Ex officio 
President of the Council till the first Session after reconstitution." 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
TULIKA PRAJAPATI, Deputy Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


